सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 121 राँची , 

गुरूवार , 


27 फरवरी, 2020 ( ई० ) 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( संसदीय कार्य ) 


अधिसूचना 
27 फरवरी , 2020 ई ० | 


संख्या:- मं 0 मं 0 स0-05/विधायी कार्य- 08/ 2019-301-- पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय ( बजट ) 
सत्र में दिनांक 28.02.2020 को डॉ ० रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री, योजना- सह -वित्त विभाग , झारखण्ड सरकार 
की अनुपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को विधान सभा के पटल पर 
पुरःस्थापित करने हेतु श्री आलमगीर आलम , माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को प्राधिकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बैद्यनाथ पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 121 -- 50 


